रजिस्ट्री सं . डी . एल.- 33004/99 

- 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


सं . 4932 ] 
No. 4932 ] 


yeyjar 

P 


सत्यमेव जयते 

का 


सी.जी.- यू.पी. - अ . - 05112022-240073 

CG - UP - E - 05112022-240073 


7346 GI / 2022 


असाधारण 

EXTRAORDINARY 


भाग II– खण्ड 3 – उप खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


REGD . No. D. L. - 33004 / 99 


नई दिल्ली , शुक्रवार , नवम्बर 4 , 2022 / कार्तिक 13 , 1944 

NEW DELHI , FRIDAY , NOVEMBER 4 , 2022 / KARTIKA 13 , 1944 


रेल मंत्रालय 

( उत्तर मध्य रेलवे ) 

( निर्माण विभाग ) 


अधिसूचना 

झाँसी , 28 अक्तूबर , 2022 

का.आ. 5151 ( अ ) . – केन्द्रीय सरकार , रेल ( संसोधन ) अधिनियम , 2008 ( 2008 का 11 वां ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 20 क की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी , भारत के राजपत्र , असाधारण , 
भाग II खण्ड 3 , उप - खण्ड ( ii ) , तारीख 15 जुलाई , 2022 में प्रकाशित , भारत सरकार के रेल मंत्रालय ( उत्तर मध्य रेलवे , 
निर्माण विभाग ) की अधिसूचना संख्यांक का . आ . 3207 ( अ ) , तारीख 14 जुलाई , 2022 ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
अधिसूचना कहा गया है ) , द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को , मध्य प्रदेश राज्य के निवाड़ी 
जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् “ झांसी - खैरार - मानिकपुर एवं खैरार - भीमसेन रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना 
( 411 किमी ) " के निष्पादन , अनुरक्षण , प्रबंधन और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा 
की थी : 


और , उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20 क की उपधारा ( 4 ) के अधीन “ दैनिक समाचार ” पत्रों 
अर्थात् , “ अमर उजाला ” और “ दैनिक जागरण " में तारीख 23 जुलाई , 2022 को प्रकाशित किया गया था ; 

6 


और , सात आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस पर विचार किया गया है तद्नुसार आदेश पारित 
कर दिए गए हैं , 


( 1 ) 


2 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 

और , उक्त अधिनियम की धारा 20 ङ की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय 
सरकार को प्रस्तुत कर दी है 


अतः अब केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20 ङ 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी ; 


और यह कि केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 20 ङ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है 
कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त 
होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी । 

अनुसूची 


मध्य प्रदेश राज्य में विशेष रेल परियोजना झांसी - खैरार - मानिकपुर एवं खैरार - भीमसेन रेल लाइन के दोहरीकरण के लिए 
निवाड़ी जिले के निवाड़ी तथा ओरछा तहसील में जाने वाली अवसंरचना सहित या रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण | 


क्रं . तहसील ग्राम का 

सं 

का नाम 

नाम 


( 1 ) 

1 


2 


3 


4 


5 


6 

7 


8 


( 2 ) 


ओरछा 


( 3 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


कुम्हर्रा 

भाटा 


कुम्हर्रा 

खास 


निवाड़ी वासवान 


खाता खसरा भूमि का 

संख्या 

संख्या 

प्रकार 


( 5 ) 

720 

20 


( 4 ) 


37 


37 


99 


136 


21 


22 88/1 


योग 

87 


378 


236 


योग 

377 833 


निवाड़ी वासवान 375 834/1 


( 6 ) 

निजी 


निजी 


निजी 

निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


834/2 निजी 


भूमि की 

प्रकृति 


( 7 ) 

कृषि 

कृषि 


व्यावसायि 

क 


कृषि 

कृषि 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


अर्जन 
हेतु 

रकबा 


( हेक्टेयर 

में ) 

( 8 ) 


0.002 


0.002 


0.004 


0.311 


0.125 


0.006 


0.442 


0.079 


0.309 


0.230 


वर्तमान खतौनी के अनुसार भू स्वामी / 
हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


( 9 ) 

नरेश , कैलाश , रवि पुत्रगण गोविन्द राय 
पता नि . ग्राम | 


नरेश , कैलाश , रवि पुत्रगण गोविन्द राय 
पता नि . ग्राम । 


रहमत वेगम पत्नी मंसूर अहमद मंसूरी पता 
नि . ग्राम । 

गनेशप्रसाद पुत्र चिरंजीलाल सेन पता नि . 

रानी लक्ष्मी नगर , झाँसी , उ.प्र .। 


सलीम पुत्र उमरदराज पता नि . भट्टा गाँव , 
झाँसी , उ.प्र .। 


नथुवा पुत्र हल्का पता नि . दानीपुरा , 
झाँसी , उ.प्र .। 


धनीराम , बलू , नाथुराम पुत्रगण रघुनाथ , 
पता नि . पोहा , निवाड़ी , म.प्र .। बैनी 
प्रसाद , बहोरे , मोतीलाल पुत्रगण मुलू पता 
नि . पोहा , निवाड़ी , म.प्र . | वलवान सिंह 
पुत्र पजनलाल , पता नि . पोहा , निवाड़ी , 

म.प्र .। अंसुल हरेन्द्र नाबालिग पुत्रगण 

1 

भानुप्रताप संरक्षक दादी रामरती पनि 

पजनलाल पता नि . पोहा , निवाड़ी , म.प्र .। 

पंचुवा पुत्र परम , पता नि . पोहा , निवाड़ी , 

म.प्र .। रामकुमारी बेवा रामसेवक , पता नि . 
निवाड़ी , म.प्र .। चतुर्भुज , गुलाब , बाबूलाल 

मनोज पुत्र रामसेवक , पता नि . निवाड़ी , 

म . प्र . । 


? 


, 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


निवाड़ी 


वासवान 


373 849 


109 850 


109 


135 


135 


109 


860 


219 


861 


859 निजी 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


निजी 


निजी 


865 


219 866 


निजी 


निजी 


373 864 निजी 


कृषि 


862 निजी कृषि 


276 863 निजी कृषि 


निजी 


कृषि 


निजी 


कृषि 


कृषि 0.020 


कृषि 0.049 


कृषि 


0.133 


कृषि 


0.024 


कृषि 


0.025 


0.061 


0.065 


0.020 


0.049 


0.085 


3 

दयाल पुत्र तिजू पता नि . निवाड़ी , म.प्र . 
। 
राकेश , अभयभान पुत्रगण दयाल , पता नि . 
निवाड़ी , म.प्र . । शंभूदयाल पुत्र सबदल पता 
निवाड़ी , म.प्र .। थोवन , दयाराम पुत्रगण 
दसई , पता नि . निवाड़ी , म.प्र . | लक्ष्मण 
पुत्र कालीचरण , पता नि . पोहा , निवाड़ी , 

म.प्र . । 

दयालपुत्र तिजू , पता नि . पोहा , निवाड़ी , 
म.प्र .। राकेश , अभयभान पुत्र दयाल , पता 
नि . पोहा , निवाड़ी , म.प्र . | 

। 

दयालपुत्र तिजू , पता नि . पोहा , निवाड़ी , 
म.प्र .। राकेश , अभयभान पुत्र दयाल , पता 
नि . पोहा , निवाड़ी , म.प्र . 
। 

नीरजकुमार नाबालिग पुत्र भगवानदास 
संरक्षक ( पिता ) भगवानदास , पता नि . 
पोहा , निवाड़ी , म.प्र . | गुड्डी देवी पत्नी 
नाथुराम पता नि . पोहा , निवाड़ी , म.प्र . । 
नीरजकुमार नाबालिग पुत्र भगवानदास 
संरक्षक ( पिता ) भगवानदास , पता नि . 
पोहा , निवाड़ी , म.प्र . | गुड्डी देवी पत्नी 
नाथुराम पता नि . पोहा , निवाड़ी , म.प्र . । 
दयाल पुत्र तिजू , पता नि . पोहा , निवाड़ी , 
म.प्र .। राकेश , अभयभान पुत्र दयाल , पता 
नि . पोहा , निवाड़ी , म.प्र .। 


शंभूदयाल पुत्र सबदल पता नि . निवाड़ी 
म.प्र . लक्ष्मण पुत्र कालीचरण , पता नि . 
पोहा , निवाड़ी , म.प्र . 

दयालपुत्र तिजू पता नि . निवाड़ी , म.प्र .। 
राकेश , अभयभान पुत्रगण दयाल , पता नि . 
निवाड़ी , म.प्र . | शंभूदयाल पुत्र सबदल पता 
निवाड़ी , म.प्र .। थोवन , दयाराम पुत्रगण 
दसई , पता नि . निवाड़ी , म.प्र . । लक्ष्मण 
पुत्र कालीचरण , पता नि . पोहा , 
रतनलाल पुत्र किसन , काशीबाई पत्नी 
किसन , शांतिबाई पत्नी दयाराम , कलू पुत्र 
चुखर , बुदियां पुत्री चुखर , पता नि . 
निवाड़ी , म.प्र .। 


रतनलाल पुत्र किसन , काशीबाई पत्नी 
किसन , शांतिबाई पत्नी दयाराम , कलू पुत्र 
चुखर , बुदियां पुत्री चुखर , पता नि . 
निवाड़ी , म.प्र .। 


4 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


32 


33 

34 


35 


निवाड़ी वासवान 


निवाड़ी 


निवाड़ी 


पोहा 

खास 


पोहा 

खास 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


378 867 निजी 


219 


377 


377 


377 


377 


73 


394 


394 


868 


833/10 निजी 
94 


394 


833/10 निजी 

95 


833/10 निजी 

97 


152 293/2 


789 


833/10 निजी 

98 

योग 


292 


394 294 


293/1 


394 297 


296 


394 298 


निजी 


299/2 


1674/2 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


योग 

996 1673/8 | निजी 

473 1674/1 निजी 

निजी 


निजी 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


कृषि 0.200 


कृषि 

कृषि 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


0.175 


कृषि 

कृषि 

कृषि 


0.129 


0.062 


0.045 


0.036 


1.796 


0.046 


0.004 


0.010 


0.133 


0.072 


0.036 


0.012 


0.026 


0.339 

0.058 

0.030 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 

पंचुवा पुत्र परम , पता नि . पोहा , निवाड़ी , 
म.प्र .। रामकुमारी बेवा रामसेवक , पता नि . 
निवाड़ी , म.प्र .। चतुर्भुज , गुलाब , बाबूलाल 

मनोज पुत्र रामसेवक , पता नि . निवाड़ी , 

म.प्र . । 


0.032 


} 


रतनलाल पुत्र किसन , काशीबाई पत्नी 

किसन , शांतिबाई पत्नी दयाराम , कलू पुत्र 
चुखर , बुदियां पुत्री चुखर , पता नि . 
निवाड़ी , म.प्र .। 


नथुवा पुत्र हल्का पता नि . दानीपुरा , 
झाँसी , उ.प्र .। 


नथुवा पुत्र हल्का पता नि . दानीपुरा , 
झाँसी , उ.प्र .। 


नथुवा पुत्र हल्का पता नि . दानीपुरा , 
झाँसी , उ . प्र . । 


नथुवा पुत्र हल्का पता नि . दानीपुरा , 
झाँसी , उ . प्र .। 


चिरई बेवा कामता , जसरथ पुत्र कामता 
पता नि निवाड़ी , म.प्र . । 


हरीराम , रतन पुत्र पुनू , मु . राजावेटी बेवा 

पुनू । 


प्रकाश पुत्र जुजा , मु . चिरई बेवा कामता 
पता नि . ग्राम । 


हरीराम , रतन पुत्र पुनू , मु . राजावेटी बेवा 

पुन् । 


हरीराम , रतन पुत्र पुनू , मु . राजावेटी बेवा 

पुन् । 


हरीराम , रतन पुत्र पुनू , मु . राजावेटी बेवा 

पुन् । 


हरीराम , रतन पुत्र पुनू , मु . राजावेटी बेवा 

पुनू । 


हरीराम , रतन पुत्र पुनू , मु . राजावेटी बेवा 

पुनू । 


हरिदास पुत्र पजन , पता नि . ग्राम । 

गुलाब पुत्र चेनू यादव , पता नि . ग्राम । 


बृजलाल , बृजकिशोर , लालाराम पुत्रगण 

रामचरन , पता नि . ग्राम । 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


36 

37 

37 

अ 


38 


39 


40 


41 


42 


43 

44 


45 


निवाड़ी 


निवाड़ी 

खास 


निवाड़ी बहेरा 


निवाड़ी 


बहेरा 


996 1674/3 


183 


789 


1673/7 


94 


1674/4 निजी 

निजी 


योग 


241 245/1 


254 245/2 


245/3 


210 492 


311 494 


268 499/1 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


निजी 


279 499/3 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


109 499/2 निजी 

निजी 


कृषि 


कृषि 

कृषि 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


कृषि 

कृषि 


0.045 


0.128 


0.035 


0.328 


0.004 


0.759 


0.122 


0.067 


0.001 


0.212 


0.146 


0.017 


5 


1.328 


संतोष , अखिलेश , विनोद , प्रमोद पुत्रगण 

अश्वनी कुमार खरे , पता नि . ग्राम । 

हरिदास पुत्र पजन , पता नि . ग्राम । 

संतोष , अखिलेश , विनोद , प्रमोद पुत्रगण 

अश्वनी कुमार खरे , पता नि . ग्राम । 


लालाराम पुत्र हरप्रसाद , पता नि . निवाड़ी , 

म . प्र . । 


शालिकराम , बाबूलाल , संतोष , जगनलाल 
पुत्र चुन्नीलाल , पता नि . निवाड़ी , म.प्र . । 
धरमदास पुत्र रट्टी , पता नि . ग्राम । 
परशुराम , कमलेश पुत्र बाबूलाल , महेश 
पुत्र सुखराम , राजा पत्नी मलखान 
कुशवाहा , मानकुवँर वेवा बाबूलाल , पता 

नि . 

ग्राम । 


रामप्रसाद पुत्र फोसे , लालाराम पुत्र 
हरप्रसाद , पता नि . ग्राम निवाड़ी | 


नाथूराम पुत्र तिजू पता नि . ग्राम , निवाड़ी , 

म.प्र .। 


सरस्वती बेवा गेंदे , जालम , देशराज , 
गिरजा पुत्रगण गेंदे , रामकिशोर , पचोरी 
पुत्रगण असोले , निमिया पुत्री असोले , 
जालम , देशराज , गिरजाप्रसाद पुत्रगण गेंदे , 
गायत्री पुत्री गेंदे , मु . सरस्वती बेवा गेंदे , 
रामेश्वर , जसरथ पुत्रगण मुन्ना , पुक्खन बेवा 
मुन्ना , पता नि . ग्राम । 

पचोरी पुत्र असोले , पता नि . ग्राम । 

सुधा पत्नी लाखन सिंह , पता नि . निवाड़ी 

म.प्र . । 


योग 

[ ई . फा.सं.एन.सी.आर.-एच. क्यू . शून्य सी . ई . एन.जी.भूमि / 5 / 2022 - ओ.ओ . डिप्टी . सी.ई. / सी- झांसी ( कम्प्यूटर नं . 

60371 ) दिनांक 12.04.2022 ] 

शरद मेहता , मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ( निर्माण ) 


6 


NOTIFICATION 

Jhansi , the 28th October , 2022 

S.O. 5151 ( E ) . Whereas , by the notification of the Government of India , in the Ministry of 
Railways ( North Central Railway , Construction Department ) , Notification Number , S.O. 3207 ( E ) , dated 
the 14th July , 2022 published in Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub - section ( ii ) , dated 
the 15th July , 2022 ( hereinafter referred to as the said notification ) and issued under sub - section ( I ) of 
section 20A of the Railways ( Amendment ) Act , 2008 ( 11th of 2008 ) ( hereinafter referred to as the said 
Act ) , the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to 
the said notification for the purpose of execution , maintenance , management and operation of Special 
Railway Project namely , " Jhansi - Khairar - Manikpur and Khairar - Bhimsen doubling Railway Project 
( 411 km ) " in the district of Niwari in the State of Madhya Pradesh ; 


And whereas , the substance of the said notification was published in daily newspapers namely , 
" Amar Ujala " and " Dainik Jagran " dated the 23rd July 2022 under sub - section ( 4 ) of section 20A of the 

said Act ; 


And whereas , seven nos . objections were received and the same have been considered by the 
Competent Authority accordingly orders have been passed ; 


And whereas , in pursuance of sub - section ( I ) of section 20E of the said Act , the Competent 
Authority has submitted its report to the Central Government ; 


Now therefore , upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the 
powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 20E of the said Act , the Central Government hereby declares 
that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose ; 


SI.No 


And further , in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 20E of the said Act , the Central 
Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette , the land 
specified in the schedule annexed here to shall vest absolutely in the Central Government free from all 
encumbrances . 


( 1 ) 


SCHEDULE 

Brief Description of the land to be acquired , with or without structure , for the Special Railway Project , 
namely “ Jhansi - Khairar - Manikpur and Khairar - Bhimsen doubling ( 411 Km . ) " Project Under Orchha 
and Niwari Tehsil of Niwari District in the State of Madhya Pradesh . 


1 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


3 


Name 
of 
Tehsil 


( 2 ) 


Orchha 


MINISTRY OF RAILWAYS 

( North Central Railway ) 

( CONSTRUCTION DEPARTMENT ) 


( 3 ) 


Name of Khata Khasra 
Village No. 

No. 


Kumhara 
Bhata 


Kumhara 
Khas 


37 


37 


99 


( 5 ) 


20 


21 


Total 


87 


Type 
of 

Land 


( 6 ) 


Nature of 
Land 


[ PART II SEC . 3 ( ii ) ] 


Area to 
be 
acquired 
in 
Hectares 


Private Agriculture 


( 8 ) 


Private Agriculture 0.002 


0.002 


0.004 


Private Commercial 0.311 


Name of present Land 
owners / interested 

persons as per Khatauni 


( 9 ) 

Naresh , Kailash , Ravi S / o 
Govind Rai resident of 
Kumhara Bhata village . 
Naresh , Kailash and Ravi 
S / o Govind Rai resident of 
Kumhara Bhata village . 


Rahmat Begam W / o 
Mansoor Ahmad 
Mansoori resident of 
Kumhara Khas village . 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


Orchha 


Niwari Vaswan 


Vaswan 


22 


136 


377 


375 


378 


373 


109 


109 


135 


135 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


88/1 


236 


Total 


833 


849 


834/1 Private 


850 


859 


Private Agriculture 0.125 


860 


Private Agriculture 0.006 


861 


834/2 Private Agriculture 0.230 


Private Agriculture 0.079 


Agriculture 


Private Agriculture 


Private 


0.442 


Private 


0.309 


Private Agriculture 0.024 


0.133 


Private Agriculture 


Agriculture 0.020 


Agriculture 0.025 


0.049 


7 


Ganesh Prasad S / o 
Chiranjilal Sen address 
Rani Laxmi Nagar , Jhansi , 
U.P. 


Salim S / o Umaradraj 
address- Bhatta Gaon , 
Jhansi , U.P. 


Nathuwa S / o Halka 
resident of Danipura , 

Jhansi , U.P. 


Dhaniram , 

Baloo , 

Nathuram S / o Raghunath , 

Baini Prasad , Bahore , 

Motilal S / o 

Muloo , 

Singh S / o 

Valwan 
Pajanlal , Ansul ( Minor ) , 
Harendra ( Minor ) S / o 
Bhanupratap guardian 
Grand Mother Ramrati 
W / o residents of Poha , 
Niwari , M.P. 


Panchuwa S / o Param 
resident of Poha , Niwari , 
M.P. , Ramkumari W / o 
Lt. Ramsewak , 
Gulab , 

Chaturbhuj , 

Babulal , Manoj S / o 

Ramsewak residents of 
Niwari , M.P. 


Dayal S / o Tiju resident of 
Niwari , M.P. , Lakshman 
S / o Kalicharan resident of 
Poha , Niwari , M.P. , 
Rakesh , Abhaybhan S / o 
Dayal resident of Niwari , 
M.P. , Shambhudayal S / o 
Sabdal resident of Niwari , 
M.P. , Thowan , Dayaram 
S / o Dasai resident of 
Niwari , M.P. 


Dayal S / o Tiju , Rakesh , 
Abhaybhan S / o Dayal 
resident of Poha , Niwari , 
M.P. 


Dayal S / o Tiju , Rakesh , 
Abhaybhan S / o Dayal 
resident of Poha , Niwari , 
M.P. 


Niraj Kumar ( Minor ) S / o 
Bhagwan Das guardian 
and father Bhagwan das , 
Guddi Devi W / o 
Nathuram residents of 
Poha , Niwari , M.P. 


Niraj Kumar ( minor ) S / o 
Bhagwan Das guardian 
and father Bhagwan das , 


8 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


Niwari 


Niwari 


Vaswan 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


109 


276 


373 


219 


219 


378 


219 


862 


863 


864 


865 


866 


867 


868 


Private 


Private Agriculture 0.065 


Private 


Private 


Private 


Agriculture 0.061 


377 833/1094 Private 


377 833/1095 Private 


Agriculture 


377 833/1097 Private 


Private Agriculture 0.175 


Agriculture 0.049 


Private Agriculture 0.129 


0.020 


Agriculture 0.085 


Agriculture 0.200 


Agriculture 


Agriculture 


0.062 


0.045 


[ PART II SEC . 3 ( ii ) ] 


Guddi Devi W / o 
Nathuram residents of 
Poha , Niwari , M.P. 


Dayal S / o Tiju , Rakesh , 
Abhaybhan S / o Dayal 
resident of Poha , Niwari , 
M.P. 


Shambhudayal S / o Sabdal 
resident of Niwari , M.P. , 
Lakshman S / o Kalicharan 
resident of Poha , Niwari , 
M.P. 


Dayal S / o Tiju resident of 
Niwari , M.P. , Lakshman 
S / o Kalicharan resident of 
Poha , Niwari , M.P. , 
Rakesh Abhaybhan S / o 
Dayal resident of Niwari , 
M.P. , Shambhudayal S / o 
Sabdal resident of Niwari , 
M.P. , Thowan , Dayaram 
S / o Dasai resident of 
Niwari , M.P. 


Ratanlal S / o Kisan , 
Kashibai W / o Kisan , 
Shantibai W / o Dayaram , 
Kalu S / o Chukhar , 
Budiyan D / o Chukhar 
resident of Niwari , M.P. 
Ratanlal S / o Kisan , 
Kashibai W / o Kisan , 
Shantibai W / o Dayaram , 
Kalu S / o Chukhar , 
Budiyan D / o Chukhar 
resident of Niwari , M.P. 


Panchuwa S / o Param 
resident of Poha , Niwari , 
M.P. , Ramkumari W / o 

Lt. 


Ramsewak , 

Chaturbhuj , 

Gulab , 

Babulal , Manoj S / o 

Ramsewak residents of 
Niwari , M.P. 


Ratanlal S / o Kisan , 
Kashibai W / o Kisan , 
Shantibai W / o Dayaram , 
Kalu S / o Chukhar , 
Budiyan D / o Chukhar 
resident of Niwari , M.P. 
Nathuwa S / o Halka 
resident of Danipura , 
Jhansi , U.P. 


Nathuwa S / o Halka 
resident of Danipura , 
Jhansi , U.P. 


Nathuwa S / o Halka 
resident of Danipura , 
Jhansi , U.P. 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


32 


33 


34 


35 


36 


37 


37 

( a ) 


Niwari 


Niwari 


Niwari 


Poha Khas 


Niwari 
Khas 


Niwari 

Khas 


377 


73 


394 


152 


394 


394 


394 


394 


394 


996 


473 


789 


996 


183 


789 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


833/1098 


Total 


292 


293/1 


294 


296 


293/2 Private 


297 


298 


299/2 


Total 


Private Agriculture 


Private Agriculture 


Private 


Private Agriculture 0.004 


Total 


Private Agriculture 


1673/8 Private 


Agriculture 


Private Agriculture 


1674/1 Private 


Private Agriculture 


Agriculture 0.010 


Private Agriculture 0.072 


0.036 


1674/4 Private 


1.796 


0.046 


0.133 


Agriculture 


0.036 


0.012 


0.026 


0.339 


Agriculture 0.058 


1674/2 Private Agriculture 0.032 


Agriculture 0.030 


1674/3 Private Agriculture 0.045 


0.128 


1673/7 Private Agriculture 0.035 


0.328 


9 


Nathuwa S / o Halka 

resident of Danipura , 
Jhansi , U.P. 


Chirai w / o Lt. Kamta , 
Jasarath s / o Kamta 

resident of village Niwari , 
M.P. 


Hariram , Ratan S / o Punu , 
Razaveti W / o Lt. Punu 
resident of Village 
Pohakhas , M.P. 


Praksh S / o Juja , Chirai 
w / o Lt. Kamta resident of 
Village Pohakhas , M.P. 


Hariram , Ratan S / o Punu , 
Razaveti W / o Lt. Punu 
resident of Village 
Pohakhas , M.P. 


Hariram , Ratan S / o Punu , 

Razaveti W / o Lt. Punu 
Village 

resident of 

Pohakhas , M.P. 


Hariram , Ratan S / o Punu , 

Razaveti W / o Lt. Punu 

resident of 

Village 

Pohakhas , M.P. 


Hariram , Ratan S / o Punu , 

Razaveti W / o Lt. Punu 

resident of 

Village 

Pohakhas , M.P. 


Hariram , Ratan S / o Punu , 

Razaveti W / o Lt. Punu 
Village 

resident of 

Pohakhas , M.P. 


Haridas S / o Pajan resident 
of Village Niwari Khas , 
M.P. 


Gulab S / o Chenu Yadav 
resident of Village Niwari 

Khas , M.P. 


Brijlal , 

Brijkishor , 

Lalaram S / o Ramcharan 

resident of Village Niwari 
Khas , M.P. 


Santosh , Akhilesh , Vinod , 
Pramod S / o Ashwani 
Kumar Khare resident of 
Village Niwari Khas , M.P. 
Haridas S / o Pajan resident 
of Niwa Khas , M.P. 
Santosh , Akhilesh , Vinod , 
Pramod S / o Ashwani 
Kumar Khare resident of 
Village Niwari Khas , M.P. 


10 


38 


39 


40 


41 


42 


43 


44 


45 


Niwari 


Niwari 


Bahera 


Bahera 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


241 


254 


94 


210 


311 


268 


109 


279 


245/1 


492 


Private 


245/2 Private Agriculture 0.759 


245/3 Private Agriculture 


494 


Agriculture 


Total 


0.004 


Private Agriculture 


499/1 Private Agriculture 


Private Agriculture 0.067 


0.122 


0.001 


0.212 


499/2 Private Agriculture 0.146 


499/3 Private Agriculture 0.017 


1.328 


[ PART II - SEC . 3 ( ii ) ] 


Lalaram S / o Harprasad 

resident of 

Village 

Bahera , M.P. 


Shalikram , 

Babulal , 

Santosh , Jaganlal S / o 
Chunnilal resident of 
Village Bahera , M.P. 


Dharam Das S / o Ratti , 
Parshuram , Kamlesh S / o 
Babulal , Mahesh S / o 
Sukhram , Smt . Raja W / o 
Malkhan Kushwaha , 


Mankunwar W / o Lt. 
Babulal residents of 
Bahera , Niwari , M.P. 


Ram Prasad S / o Fose , 
Lalaram S / o Harprasad 
resident of Village Niwari , 
M.P. 


Nathuram S / o Tiju 
resident of resident of 
Village Niwari , M.P. 


Sarswati W / o Lt. Gende , 
Jalam , Deshraj , Giraja S / o 
Gende , Ramkishor , 

Pachori S / o Asole , 

Nimiya D / o Asole , Jalam , 

Deshraj . Girjaprasad S / o 
Gende 

Gayatri D / o 
Gende , Saraswati W / o Lt. 
Gende , Rameshwar , 

Jasarath S / o Munna , 

Pukkhan W / o Lt. Munna 

resident of Village 
Bahera , M.P. 


Pachori S / o Asole resident 
of Bahera , Niwari , M.P. 


Sudha W / o Lakhan Singh 
resident of Village 
Bahera , M.P. 


[ e - F . No. NCR - HQ0CENG ( LAND ) / 5 / 2022 - O / o DY.CE / C - I / JHS ( Computer No.60371 ) dated 12.04.2022 . ] 

SHARAD MEHTA , Chief Administrative Officer ( Construction ) 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 


ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR 

Date : 2022.11.05 15:01:36 + 05'30 ' 


